564 


HARYANA- GOVT. GAZ., JUNE 3, 2008 (JYST . 13, 1930 SAKA ) 


[ PART I 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 25 अप्रैल , 2008 


क्रमांक 41 पानीपत . ~ चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, पहले से हरियाणा 
सरकार के पत्र क्रमांक 18/113 / 05-71- डब्ल्यू , दिनांक 24 जून , 2005 द्वारा मंजूरी के अतिरिक्त सरकारी खर्चपर, प्रयोजना नामत: रामगढ़ 
राजवाहा आर० डी ० 0 से 56990 डेल जो कि आर डी 145250- आर समानान्तर दिल्ली ब्रांच से निकलेगी के निर्माण के लिए गांव सरसाढ, 
तहसील गोहाना, जिला सोनीपत से छुट गए किला नम्बर एवं अतिरिक्त भूमि ली जानी अपेक्षित है । यह सूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट 
भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा इस समय कार्य में लगे हुये अधिकारियों 
को अपने सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित व अनुज्ञात, किसी 
अन्य कार्य करने के लिए, प्राधिकृत करते हैं । 


चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त प्रयोजन जिसके लिए भूमि अपेक्षित है । उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ग) के अर्थों में तुरन्त महत्व की है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के 
खण्ड ( ग) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं । इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ग) के अधीन इसके द्वारा निर्देश 
दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- ए के उपबन्ध इसके संबंध में लागू नहीं होंगे । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता , पानीपत जल 
सेवाएं मण्डल , पानीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विवरण 


क्रम 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं ० /किला नं ० 


संख्या 


नं ० . 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


भूमि की एक पट्टी जिसकी लम्बाई 500 फुट तथा 
चौड़ाई 55 फुट जो आमतौर पर उत्तर -पूर्व से पश्चिम 
दिशा में मौके पर लगाई तथा नक्शे में दिखाई गई है 
जोकि निम्नलिखित खसरा नं ०/किला नं ० से गुजरती 
है । 


1 . 


सोनीपत 


गोहाना 


सरसाद 


44 


0.63 


61 


21/1 , 21/3 , 22/2, 23 


71 


1. 2 , 3 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


एम ० के ० आहुजा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल । 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 3, 2008 (JYST. 13 , 1930 SAKA) 


565 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 25th April , 2008 


No. 41 Panipat.- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is urgently 
needed by the Government in addition to already notified /approved vide Financial Commissioner and 
Principal Secretary to Government of Haryana, Irrigation Department Memo No. 18 / 113 / 5-71 - W , 
dated 24th June, 2005 at the public expenses, namely , for constructing Ramgarh Distributory from RD 0-56990 
tail Off take at RD 145250 -R Parallel Delhi Branch (Khubru Complex ) in Village Sarshad in Tehsil Gohana, 
District Sonepat for left out Killas and additional land . 


This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub - section (2 ) of Section 
17 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorize 
the officers of the Irrigation Department, Haryana with their servants and workmen for the time being engaged 
in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted 
by that section . 


Further, whereas the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which the land is required is of 
an urgent importance with the meaning of clause (c ) of the Sub - section (2 ) of Section 17 of said Act and whereas 
the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub -section (2) of the said section are thus 
applicable . It is hereby directed under Section (4) of the Section 17 of the said Act and the provisions of Section 
5 - A of the said Act shall not apply in this regard of this acquisition . 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition 
Collector, Sonepat and Executive Engineer , Panipat Water Services Division , Panipat. 


Specification 


Sr. 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area ( in 


Directions 


No. 


Number 


Acres ) 


(Rect. No. /Killas Nos.) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 500 feet 
length and 55 feet width lying generally 
in the direction of East to West as 
demarcated at site as shown in the Index 
plan and falling in following rectangle 
Nos. and Killa Nos. 


1 . 


Sonepat 


Gohana 


Sarshad 


44 


0.63 


61 


21/1 , 21/3 , 22/2 , 23 


71 


1. 2. 3 


Total 0.63 Acre 


By order of the Governor of Haryana. 


M. K. AHUJA , 


Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Karnal. 


